E 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

24 आश्विन 1936 ( श० ) 
संख्या 524 राँची , गुरुवार 

16 अक्टूबर , 2014 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
16 अक्टूबर , 2014 


संख्या - 1 /पी0 -112 / 2002 का . - 10177 --प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग , झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री एन0एन0 सिन्हा, भा .प्र.से . ( झाः87 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक इन्हें प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


2. श्री सिन्हा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी 
विभाग, झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


3. श्री के0 विद्या सागर , भा.प्र. से. ( झाः85), प्रधान सचिव , पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0 
(विशेष प्रमंडल ) विभाग, झारखण्ड, राँची के अवकाश की अवधि तक के लिए श्री सिन्हा अपने कार्यों के 
साथ प्रधान सचिव, पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल ) विभाग, झारखण्ड, राँची के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


___ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2014 


संख्या-1 / पी0- 112 / 2002 का . - 10178--विभागीय अधिसूचना संख्या-10065 , दिनांक 
13 अक्टूबर , 2014 को विलोपित करते हुए सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
अधिसूचित श्री राहुल शर्मा, भा.प्र. से. ( झाः98) अगले आदेश तक सचिव , श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पूर्वतः बने रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 524 - 50 | 


